HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), AUG. 11, 2017 (SRVN. 19, 1939 SAKA) 


611 


हरियाणा सरकार 
सामान्य प्रशासन विभाग 
( सामान्य सेवाएं ) 

अधिसूचना 

दिनांक 11 अगस्त , 2017 
संख्या सा०का०नि० 13 / संवि० / अनु०309 / 2017. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं , 
अधिसूचना संख्या 523 - 3जी0एस0 - 70 / 2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में , निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 
हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग , सामान्य सेवाएं , अधिसूचना संख्या 523 - 3जी0एस0 - 70 / 2068 , दिनांक 
28 जनवरी, 1970, में पैरा 6 में , खंड ( घ ) में विद्यमान उपखंड ( iii ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 
"(iii ) साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार होगी, 
(1 ) यदि पदों की संख्या तीन या तीन से कम है, तो साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, 

पदों की संख्या की आठ गुना होगी; 
यदि पदों की संख्या चार से दस ( दोनों सीमाएं शामिल) है, तो साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों 
की संख्या तीस होगी ; 
ग्यारह या ज्यादा पदो के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या की 
तीन गुना होगीः 

परन्तु अन्तिम उम्मीदवार के रूप में समान अंक प्रतिशतता रखने वाले सभी उम्मीदवारों को भी साक्षात्कार के 
लिए बुलाया जाएगा । | 


डी० एस० ढेसी , 
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार । 


612 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), AUG . 11 , 2017 ( SRVN . 19 , 1939 SAKA ) 


[Authorised English Translation ] 
HARYANA GOVERNMENT 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

(GENERAL SERVICES ) 

Notification 
The 11th August , 2017 


No. G . S . R . 13 /Const./Art. 309 / 2017. - In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution 
of India , the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General 
Administration Department, General Services , Notification No. 523 - 3GS-70 /2068 , dated the 28th January , 1970, 
namely : 


Amendment 


In the Haryana Government, General Administration Department, General Services , Notification No.523 -3GS 
70 /2068 , dated the 28th January, 1970 , in para 6 , in clause (d ), for existing sub -clause (iii ) , the following sub - clause 
shall be substituted , namely: 
“ ( iii) The number of candidates called for interview shall be as under, 
( 1) if the number of posts is less than or equal to three, the number of candidates called for interview shall 

be eight times the number of posts ; 
if the number of posts is from four to ten (both limits inclusive), the number of candidates called for 
interview shall be thirty ; 
for eleven or more posts , the number of candidates called for interview shall be thrice the number of 
posts: 

Provided that all the candidates having the same percentage point as the last candidate shall be called 
for interview .” . 


D . S. DHESI, 
Chief Secretary to Government, Haryana . 


55567 — L . R . - H .G . P., Chd . 


